M 


. 


" 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 वैशाख, 1940 ( श० ) 


संख्या- 464 


राँची, शुक्रवार 


4 मई , 2018 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
11 अप्रैल, 2018 


संख्या -13/ वरीय स्था० पद०-01/ 2016 का० - 2411-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में सुश्री कुमारी रंजना अस्थाना, न्यायायुक्त- सह-विशेष न्यायाधीश , सी०बी०आई० 
( पशुपालन घोटाला मामलों को छोड़कर)- सह -विशेष न्यायाधीश, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए 
त्वरित न्यायालय , राँची को अगले आदेश तक अपर प्रधान न्यायाधीश, अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय , 
धनबाद के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या -13/ वरीय स्था० पद० - 01/ 2016 का०- 2412-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री मनोज कुमार सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- सह-विशेष न्यायाधीश, 
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चाईबासा को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव- सह- अपर विधि परामर्शी, 
विधि विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 4 मई , 2018 


संख्या- 13/वरीय स्था० पद० -01/ 2016 का०- 2413-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री अशोक कुमार नं०- 2, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- सह -विशेष न्यायाधीश , 
महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए त्वरित न्यायालय, जमशेदपुर को अगले आदेश तक जिला एवं 
अपर सत्र न्यायाधीश- सह - पीठासीन पदाधिकारी , मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, हजारीबाग 
के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या-13/वरीय स्था० पद०-01/ 2016 का०- 2414-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक श्री आलोक कुमार दूबे, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, घाटशिला, जमशेदपुर को अगले 
आदेश तक जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- सह -पीठासीन पदाधिकारी , वाणिज्यिक न्यायालय , धनबाद 
के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या- 13/वरीय स्था० पद०-01/ 2016 का०- 2415-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री सुरेन्द्र नाथ मिश्रा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुमका को अगले आदेश तक 
अपर अपर न्यायायुक्त - सह -विशेष न्यायाधीश, सी०बी०आई० ( पशुपालन घोटाला मामले), राँची के पद 
पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 13 / वरीय स्था० पद०-01/ 2016 का०- 2416-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री सुनील कुमार सिंह नं०-2, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गिरिडीह को अगले 
आदेश तक अपर न्यायायुक्त - सह -विशेष न्यायाधीश, सी०बी०आई० ( पशुपालन घोटाला मामले), राँची 
के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या- 13/ वरीय स्था० पद०- 01/ 2016 का०- 2417 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री सचिन्द्र कुमार पाण्डेय , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- सह-विशेष न्यायाधीश , 
सी०बी०आई०, धनबाद को अगले आदेश तक अपर न्यायायुक्त - सह -विशेष न्यायाधीश, सी०बी०आई० 
( पशुपालन घोटाला मामलों को छोड़कर), राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -13/ वरीय स्था० पद०-01/ 2016 का०- 2418 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री रवि रंजन , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , देवघर को अगले आदेश जिला एवं 
अपर सत्र न्यायाधीश- सह -विशेष न्यायाधीश, सी०बी०आई०, धनबाद के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या -13/ वरीय स्था० पद०-01/ 2016 का०- 2419 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गिरिडीह को अगले 
आदेश तक जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश - सह -विशेष न्यायाधीश , सी०बी०आई०, धनबाद के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 4 मई , 2018 


संख्या -13/ वरीय स्था० पद० -01/ 2016 का० - 2420 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री राजकमल मिश्रा, संयुक्त सचिव- सह - अपर विधि परामर्शी, विधि विभाग, राँची को 
अगले आदेश तक जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- सह -विशेष न्यायाधीश, सी०बी०आई०, धनबाद के 
पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -13/ वरीय स्था० पद०-01/ 2016 का०- 2421 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री ओम प्रकाश पाण्डेय नं०-2, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- सह -विशेष न्यायाधीश , 
भू - अर्जन , हजारीबाग को अगले आदेश तक जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- सह-विशेष न्यायाधीश , 
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो , धनबाद के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 13/वरीय स्था० पद० -01/ 2016 का०- 2422-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री मो० तौफिकुल हसन , अपर न्यायायुक्त - सह-विशेष न्यायाधीश, सी०बी०आई० 
( पशुपालन घोटाला मामले ), राँची को अगले आदेश तक जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- सह -विशेष 
न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो , दुमका के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या -13/ वरीय स्था० पद०-01/ 2016 का० - 2423 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री दिनेश राय , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चाईबासा को अगले आदेश तक जिला 
एवं अपर सत्र न्यायाधीश- सह-विशेष न्यायाधीश , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो , चाईबासा के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


जितेन्द्र बहादुर सिंह, 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 464 -- 50 


